रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


. 
. 


TA 


. 
. 
. 
. 
. 


SHG 


. 
. 


-.. 


- 


L 


- 


MA 


. 


म 


सनगमबजान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 466 ] 
No. 466 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 6 , 2016 / आषाढ़ 15 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 6 , 2016 /ASADHA 15 , 1938 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 6 जुलाई , 2016 


सं. 41 / 2016 - सीमा - शुल्क 


सा . का .नि . 671 ( अ ). केन्द्रीय सरकार सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 27/ 2011 सीमा - शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2011 , सा . का .नि . 153 ( अ) , तारीख 1 मार्च, 2011 , जो भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी , मैं निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात : 


उक्त अधिसूचना में , सारणी के क्रम संख्या 62 और इससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात्: 
| (1 ) | ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
1701 | चीनी का निर्यात , क्षेत्रीय प्राधिकारी अर्थात् विदेश व्यापार महानिदेशक , जिनकी नियुक्ति विदेश व्यापार ( विकास शन्य "। 

एवं विनियमन ) अधिनियम , 1992 ( 1992 का 22 ) की धारा 6 के अंतर्गत हुई है , के द्वारा या इस अधिनियम 
के अंतर्गत प्राधिकार पत्र देने के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा जारी किये गये वैध अग्रिम 
प्राधिकार पत्र के तहत किया गया हो , बशर्ते कि : 


" 63 | 


( क ) ऐसा निर्यात उक्त अग्रिम प्राधिकार निर्यात पत्र के एवज में आयातित कच्ची चीनी के अनुपात में हो ; 
( ख ) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक का उक्त प्राधिकार पत्र अवैध न घोषित किया गया हो ; 


3410 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( 1) ] 


( ग ) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक ने घरेलू बाजार से कच्ची चीनी न खरीदी हो ; 


( घ ) पोर्ट पर निर्यात की कंसाइनमेंट के क्लियरेन्स के समय निर्यातकर्ता को सीमा शुल्क के यथोचित क्षेत्राधिकार 
प्राप्त अधिकारी के समक्ष आगम पत्र की एक प्रति इस बात के दस्तावेजी प्रमाणपत्र स्वरूप प्रस्तुत करनी होगी 
कि कच्ची चीनी का आयात उक्त अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत किया गया है । 


[ फा . सं. 354/ 260/ 2015 -टीआरयू] 

अनुराग सहगल , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/ 2011 सीमा - शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2011 , सा. का. नि. 153 ( अ ) , तारीख 1 मार्च, 2011 , द्वारा भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उपखंड (i ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खंड 3 , उपखंड (i ) द्वारा अधिसूचना सं. 37/2016- सीमा- शुल्क , तारीख 16 जून , 2016 सा. का .नि . 607 ( अ) , तारीख 16 जून , 
2016 द्वारा किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th July , 2016 

No. 41/2016 -Customs 
G . S . R . 671 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 25 of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No . 27/ 2011 - Customs, dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide 
number G . S . R. 153 ( E ), dated the 1st March, 2011 , namely : 

In the said notification , in the Table, after serial number 62 and the entries relating thereto the following entry 
shall be inserted , namely : 
( 1 ) | ( 2 ) 

( 3 ) 
" 63 | 1701 Sugar exported against a valid Advance Authorization issued by the Regional Authority that 

Nil ”. 
is to say the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign 
Trade (Development and Regulation ) Act, 1992 (22 of 1992 ) or an officer authorized by him 
to grant an authorization under the said Act subject to the conditions that : 
(a) Exports are effected in proportion to the import of raw sugar against the said Advance 
Authorization ; 


(b ) Advance Authorization holder has not got the said Authorization invalidated; 
(c ) Advance Authorization holder has not procured raw sugar from the domestic market; 
(d ) At the time of clearance of export consignment at port , the exporter submits a copy of the 
bill of entry as documentary proof of import of raw sugar under the said Advance 
Authorization to the jurisdictional proper officer of customs. 


[ E. No. 354/ 260/ 2015 -TRU ] 

ANURAG SEHGAL , Under Secy. 
Note.- The principal notification No. 27 / 2011-Customs, dated the 1st March , 2011 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i) vide number G . S . R . 153 (E ), dated the 1st March , 2011 and last amended 
vide notification No. 37 / 2016 -Customs, dated the 16th June , 2016 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part 
II, Section 3, Sub -section (i) vide number G . S . R . 607 ( E ), dated the 16th June , 2016 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


